निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 703 ) 


5 भाद्र 1936 ( AO ) 
पटना, बुधवार, 27 अगस्त 2014 


सं0 10 ( 3 ) – न०वि० - नीति - 01 / 12 - 356 / न०वि० एवं आ०वि० , 

नगर विकास एवं आवास विभाग 


- 


- 


- 


- 


संकल्प 

26 अगस्त 2014 
1. दीघा अर्जित भूमि बंदोबस्ती अधिनियम , 2010 की धारा - 9 के अंतर्गत अनुग्रह राशि के दावों एवं बंदोबस्ती 
प्रभार का विनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित प्राधिकार का गठन किया जाता है: 
( क ) प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड 

– अध्यक्ष 
( ख ) राजस्व पदाधिकारी, बिहार राज्य आवास बोर्ड 

- सदस्य 
( ग ) अपर समाहर्ता (ए. डी . एम.), पटना 

- सदस्य 
2. उपरोक्त प्राधिकार का कार्यकाल प्रारम्भिक तौर पर एक वर्ष के लिए होगा । यह प्राधिकार दीघा अर्जित 
भूमि बंदोबस्ती अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत कार्य करेगा । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

संदीप पौण्डरीक , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 703 -571 + 200 -डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic .in 


